रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 574 ] 
No. 574 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2017 / आषाढ़ 9 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30 , 2017 /ASADHA 9, 1939 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2017 

सं . 56/ 2017 -सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 797 ( अ). — केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 
( 1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमश: शीर्ष 8443 और शीर्ष 8517 के अधीन आने वाले मालों की वस्तुओं और उनके 
पुों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं , जिनमें तुरंत कार्रवाई करना 
आवश्यक हो गया है । 

अत:, अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची निम्नलिखित रीति में , संशोधित 
की जाएगी , अर्थात् :-- 

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के खंड 16 में ,-- 


(i) अध्याय 84 में , टैरिफ मद 8443 32 90, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 के सामने ; 


और 


(ii) अध्याय 85 में , टैरिफ मद 8517 12 10, 8517 12 90, 8517 61 00, 8517 70 90 के सामने , 
स्तंभ ( 4) में की प्रविष्टि के स्थान पर , "10 % " प्रविष्टि रखी जाएगी । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी । 

[ फा . सं. 354/ 20/ 2017-टीआरयू 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 


4041 GI / 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2017 

No. 56/ 2017 - Customs 
G . S .R . 797 ( E ). — WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty 
leviable on articles and parts thereof, of goods, falling under headings 8443 and 8517 respectively of the 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances 
exist which render it necessary to take immediate action . 

NOW , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 8A of the said 
Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs 
Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely : 

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Section XVI, - 

(i) in Chapter 84 , against tariff items 8443 32 90, 8443 9951, 8443 9952, 8443 99 53; and 

( ii) in Chapter 85 , against tariff items 8517 12 10, 8517 12 90, 8517 61 00, 8517 70 90 , 
for the entry in column (4 ), the entry " 10 % " shall be substituted . 
2. This notification shall comeinto force with effect from the 1st day of July, 2017 . 


[ F. No . 354/ 20 / 2017 -TRU] 
MOHIT TEWARI, Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून , 2017 

सं. 57/ 2017- सीमाशुल्क 
सा. का .नि . 798 (अ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यथास्थिति , 
नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची 
के अध्याय , शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद में आने वाले विवरण के मालों को , जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उक्त 
पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से , जो उक्त सारणी के स्तंभ ( 4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में मानक 
दर पर यथा-संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा-विनिनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन रहते हुए, 
जिसकी शर्त संख्या उक्त सारणी के स्तंभ ( 4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट प्रदान करती है । 


सारणी 


क्रम . सं . 


माल का विवरण 


मानक दर | शर्त सं0 


अध्याय या शीर्ष या 
उपशीर्ष या टैरिफ मद 

( 2 ) 
40169990 


( 1 ) 


( 5 ) 


4 


1 . 


( 3 ) 

( 4 ) 
सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए | 10 % 
निम्नलिखित माल, अर्थात् : 
(i) माइक्रोफोन रबड़ केस 
(ii) सेंसर रबड़ केस/ सिलिंग गास्केट , जिसके अंतर्गत रबड़ 
जैसे एस. बी . आर ., ई. पी . डी. एम ., सी . आर., सी . एस., 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. 


7318 15 00 


3. 


7326 90 99 


737 


8517 12 


8517 7090 


कोई अध्याय 


८८ 


सिलिकान से सिलिंग गास्केट/ केस और सभी अन्य व्यष्टिक 
रबड़ या संयोजन / रबड़ों के संयोजन हैं 
सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए 

10 % 
पेच 
सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए 

10 % 
सिम साकेट / अन्य यांत्रिक मदें ( धातु ) 
सैलुलर नेटवर्कों से भिन्न अन्य बेतार नेटवर्कों के लिए कुछ नहीं 
टेलीफोन 
( क ) सैलुलर मोबाइल फोन के पुों से भिन्न अन्य माल कुछ नहीं 
( ख) पूर्वोक्त (क ) में वर्णित पूों के विनिर्माण में उपयोग 
के लिए इनपुट या उपपुर्जे 
( क) सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के कुछ नहीं | 
लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् : 
(i) मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन ( पीसीबीए ) 
(ii) कैमरा मोड्यूल 
(ii) कनैक्टर 
(iv) डिस्पले असेम्बली 
( v) टच पैनल/कवर ग्लास असेम्बली 
( vi) वाईब्रेटर मोटर/रिंगर 
( ख ) पूर्वोक्त ( क ) में वर्णित पुों के विनिर्माण में उपयोग | कुछ नहीं 
के लिए इनपुट या पुर्जे 
( ग) पूर्वोक्त ( ख) में वर्णित पुों के विनिर्माण में उपयोग के | 
लिए इनपुट या उपपुर्जे 
सैलुलर मोबाइल फोन के निम्नलिखित पुों के विनिर्माण | कुछ नहीं 
में उपयोग के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियां : 
(i) चार्जर या एडैप्टर 

बैटरी पैक 
(iii) वायरड़ हैड सैट 
( iv) बैटरी कवर 

फ्रंट कवर 
( vi) फ्रंट कवर ( जस्ता कास्टिंग के साथ ) 
(vii ) मिडल कवर 
( viii) जीएसएम एन्टीना /किसी प्रौद्योगिकी का एन्टीना 
(ix ) साइड की 
( x) मुख्य लैंस 

कैमरा लैंस 
( xii ) पेच 
( xiii) माइक्रोफोन रबड़ केस 
(xiv) सेंसर रबड़ केस/सिलिंग गास्केट , जिसके अंतर्गत 

रबड़ जैसे एस. बी . आर., ई. पी . डी . एम ., सी . आर ., 
सी . एस ., सिलिकान से सिलिंग गास्केट /केस और 
सभी अन्य व्यष्टिक रबड़ या संयोजन/ रबड़ों के 
संयोजन हैं 


___ 7 . 


कोई अध्याय 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i) ] 


( xv ) पीयू केस/ सिलिंग गास्केट – पालीयूरेथेन फोम की 

अन्य वस्तुएं , जैसे सिलिंग गास्केट केस 
( xvi ) पीई , पीपी , पीपीएस , पीसी से सिलिंग 

गास्केट / केस और सभी अन्य व्यष्टिक पालीमर या 

संयोजन /पालीमरों के संयोजन 
( xvii ) सिम साकेट / अन्य यांत्रिक मदें ( धातु ) 
( xviii ) सिम साकेट / अन्य यांत्रिक मदें ( प्लास्टिक ) 
( xix) बैक कवर 
( xx ) कंडक्टिव क्लाथ 
( xxi) हीट डिसीपैशन स्टीकर बैटरी कवर 
( xxii) स्टीकर बैटरी स्लाट 
( xxiii) मुख्य लैंस के लिए संरक्षा फिल्म 
( xxiv ) एलसीडी एफपीसी के लिए माइलार 
( xxv ) एलसीडी कंडक्टिव फोम 
( xxvi) फिल्म फ्रंट फ्लैश 
( xxvii ) एलसीडी फोम 
( xxviii) बीटी फोम 
( xxix ) माइक्रोफोन और रिसीवर 
( xxx) की पैड 
( xxxi ) यूएसबी केबल 
निम्नलिखित पुर्जी के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट कुछ नहीं | 
या कच्ची सामग्रियां : 
(i) किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी 

नेटवर्क से कनैक्ट होने में समर्थ अन्य मशीनें (8443 

32 90 ) 
(ii) प्रिंट हैड संयोजन के साथ इंक काट्रेज (8443 99 

51 ) 
(iii) प्रिंट हैड संयोजन के बिना इंक काट्रेज (8443 99 

52) 
(iv ) इंक स्प्रे नोजल ( 8443 99 53 ) 
( v ) बेस स्टेशन ( 851761 00 ) 
( vi) टैरिफ मद 851762 90 के अंतर्गत आने वाले सभी 

माल 
( vii) टैरिफ मद 8517 69 90 के अंतर्गत आने वाले सभी 

माल 


8. 


कोई अध्याय 


उपाबंध 


शर्ते 


शर्त सं . 

| यदि आयातकर्ता, सीमाशुल्क ( शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात ) नियम , 2017 में अधिकथित प्रक्रिया 

का अनुसरण करता है । 
यह अधिसूचना 1 जुलाई , 2017 से प्रभावी होगी । 

[ फा . सं . 354/ 20/ 2017 -टीआरयू ] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 


[ TT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June , 2017 


No. 57/ 2017 –Customs 
G .S.R . 798 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest 
so to do , hereby exempts the goods of the description as specified in column ( 3 ) of the Table below , as the 
case may be, and falling within the Chapter , heading, sub -heading or tariff item of the First Schedule to the 
Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) as are specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said 
Table , when imported into India , from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First 
Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry 
in column ( 4 ) of the said Table subject to any of the conditions , as specified in the Annexure to this 
notification , the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5 ) of the 
said Table . 

TABLE 


S .No. 


Condition 

No. 


( 2 ) 


( 5 


2 . 


L 


1 


Chapter or Description of goods 

Standard 
Heading or 

rate 
Sub -heading 
or tariff item 

( 3 ) 

( 4 ) 
4016 99 90 The following goods for use in manufacture of cellular 10 % 

mobile phones, namely : 

(i) Microphone Rubber Case 
( ii ) Sensor Rubber Case / Sealing Gasket including 

sealing gaskets / cases from Rubbers like SBR , 
EPDM , CR , CS , Silicone and all other individual 

rubbers or combination / combination of rubbers 
7318 15 00 Screw for use in manufacture of cellular mobile phone 10 % 
7326 90 99 SIM socket / Other Mechanical items (Metal) for use in 10 % 

manufacture of cellular mobile phones 
8517 12 Telephones for other wireless networks, other than cellular Nil 

networks 
8517 70 90 (a ) All goods other than the parts of cellular mobile Nil 

phones 
(b ) Inputs or sub -parts for use in manufacture of parts 

mentioned at (a ) above 
Any Chapter (a ) The following goods for use in manufacture of 

Nil 
cellularmobile phones, namely : 
(i) Printed Circuit Board Assembly (PCBA ) 

Camera Module 

Connectors 
(iv ) Display Assembly 
(v ) Touch Panel / Cover Glass Assembly 

(vi) Vibrator Motor / Ringer 
(b ) Inputs or parts for use in manufacture of items Nil 

mentioned at ( a ) above 
(c) Inputs or sub -parts for use in manufacture of parts Nil 

mentioned at (b ) above 


5 . 


6 . 


7 . 


Nil 


Any Chapter Inputs or raw material for use in manufacture of 

following parts of Cellular mobile phones ; 

(i) Charger or adapter 
(ii) Battery pack 

Wired Headset 
(iv ) Battery cover 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(v ) 
( vi ) 
( vii ) 
(viii) 


(xi) 
( xii) 
(xiii ) 
(xiv ) 


(xv) 


(xvi ) 


Front cover 
Front cover (with Zinc Casting) 
Middle cover 
GSM Antenna / Antenna of any technology 
Side Key 
Main Lens 
Camera Lens 
Screw 
Microphone Rubber Case 
Sensor Rubber Case / Sealing Gasket 
including sealing gaskets / cases from 
Rubbers like SBR , EPDM , CR , CS, Silicone 
and all other individual rubbers or 
combination / combination of rubbers 
PU case / Sealing Gasket – Other articles of 
Polyurethane foam like sealing gaskets / case 
Sealing Gaskets / Cases from PE , PP , EPS , 
PC and all other individual polymers or 
combination / combination of polymers 
SIM socket / OtherMechanical items (Metal) 
SIM Socket / Other Mechanical items 
( Plastic ) 
Back Cover 
Conductive Cloth 
Heat Dissipation Sticker Battery Cover 
Sticker -Battery Slot 
Protective Film for main Lens 
Mylar for LCD FPC 
LCD Conductive Foam 
Film - Front Flash 
LCD Foam 
BT Foam 
Microphone and Receiver 
Key Pad 
USB Cable 


(xvii) 
(xviii ) 


( xix ) 
( xx ) 
(xxi) 
( xxii) 
( xxiii ) 
(xxiv ) 
( XXV ) 
( xxvi) 
(xxvii ) 
( xxviii ) 
(xxix ) 
( xxx ) 
(xxxi) 


Nil 


Inputs or raw material for use in manufacture of 
following goods namely : 
(i) Other machines capable of connecting to an 

automatic data processing machine or to a 

network (8443 32 90 ) 
(ii) Ink cartridges, with print head assembly (8443 

99 51) 
( iii ) Ink cartridges, without print head assembly 

(8443 99 52) 
( iv ) Ink spray nozzle (8443 99 53 ) 

(v ) Base stations (8517 61 00 ) 
(vi) All goods falling under tariff item 8517 62 90 
(vii ) All goods falling under tariff item 8517 69 90 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANNEXURE 


Conditions 


Condition 

No . 


If the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at 
Concessional Rate of Duty ) Rules, 2017 . 


This notification shall come into force with effect fromthe 1st day of July, 2017 . 

[ F. No. 354/ 20/2017-TRU] 
MOHIT TEWARI, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून, 2017 

सं. 58/2017 -सीमाशुल्क 
सा . का.नि . 799( अ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा 
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . 122( अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित , भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/ 2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में निम्नलिखित 
और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना की सारणी में ,-- 
(i) क्रम सं . 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-- 


( 1 ) 
" 2 
2क 


8443 3100 


2ख 


2ग 
2घ 
2ङ 
2च 


8443 3210 
8443 3220 
844332 30 
844332 40 
8443 3250 
84433260 


सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल "; 


( 2 ) 


( 3) 


WA 


(ii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी , अर्थात् :-- 
(1) 
844399 

निम्नलिखित मालों के पुर्जे और उपसाधन (प्रिंट हैड संयोजन के साथ इंक 
( 84439951 8443 काट्रेज ; प्रिंट हैड संयोजन के बिना इंक काट्रेज ; इंक स्प्रे नोजल के सिवाय ), 
99 52 , 8443 99 53 

अर्थात् :-- 
के सिवाय ) 

( क) टैरिफ मद 8443 31 00 ; 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 
30 , 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60 के अंतर्गत आने वाले 
सभी माल ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( ख ) इलैक्ट्रोस्टेटिक फोटोकापिंग साधित्र , प्रति पर सीधे मूल इमेज को पुन : 
उत्पादित करके प्रचालन (सीधे प्रोसेस) ; और 
( ग) किसी प्रकाशिक प्रणाली को निगमित करके, इलैक्ट्रोस्टेटिक से भिन्न 
फोटोकापिंग साधित्र "; 


(iii) क्रम सं . 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी , 
अर्थात् :-- 


___ 


( 3 ) 


( 1 ) 
" 13क 
13ख 


सभी माल 


सभी माल 


13ग 


सभी माल 


13घ 


13ङ 
13च 
13छ 
13ज 
13झ 
13ञ 
13ट 
138 
13ड 
13ढ 
13ण 
13त 
13थ 
13द 
13ध 


( 2 ) 
8517 11 10 
8517 1190 
8517 18 10 
8517 1890 
851762 10 
85176220 
851762 30 
851762 40 
85176250 
85176260 
851762 70 
85176910 
85176920 
851769 30 
851769 40 
85176950 
85176960 
851769 70 
8517 70 10 


सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल 
सभी माल "; 


(iv) क्रम . सं . 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 


2. 


यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी । 


[ फा . सं. 354/ 20/ 2017 -टीआरयू 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 24/ 2005- सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, 

उप -खंड (i) में सा . का. नि . 122 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन 
अधिसूचना सं . 32/ 2016- सीमाशुल्क , तारीख 5 मई , 2016, सा . का . नि . 487( अ ) तारीख 5 मई, 2016 द्वारा 
किया गया था । 


[ TT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June , 2017 

No. 58 /2017 –Customs 
G .S .R . 799 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No . 24 / 2005 -Customs, dated the 1st March , 2005 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number G .S. R . 
122 ( E ), dated the 1st March , 2005 , namely : 
In the said notification , in the Table, 


(i) 


“ 2 
2A 
2B 
2C 
2D 
2E 


for serial number 2 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
substituted , namely: 
( 2 ) 

( 3 ) 
8443 31 00 

All goods 
8443 32 10 L 

All goods 
T 8443 32 20 

All goods 
8443 32 30 

All goods 
8443 32 40 

All goods 
8443 32 50 

All goods 
8443 32 60 

All goods” ; 


2F 


( ii) 


( 2 ) 


154 . 


for serial number 4 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall 
be substituted , namely: 

( 3 ) 
8443 99 ( except 

Parts and accessories of the following goods (except Ink cartridges , 
8443 99 51, 

with print head assembly ; Ink cartridges, without print head 
8443 99 52, 

assembly ; Ink spray nozzle ) namely : 
8443 99 53) 

( a ) All goods falling under tariff items 8443 31 00 ; 8443 32 10 , 

8443 32 20 , 8443 32 30 , 8443 32 40 , 8443 32 50 , 8443 32 60 ; 
(b ) Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing 

the original image directly onto the copy ( direct process ); and 
(c ) Photocopying apparatus, other than electrostatic , incorporating 

an optical system ” ; 


ii) 


for serial number 13 and the entries relating thereto , the following serial number and entries 
shall be substituted , namely : 


L 


( 1 ) 
“ 13A 
13B 
13C 
13D 
13E 
13F 
13G 
13H 
131 
13J 
13K 
13L 
13M 
13N 


( 2 ) 
8517 11 10 
8517 11 90 
8517 18 10 
8517 18 90 
8517 62 10 
8517 62 20 
8517 62 30 
8517 62 40 
8517 62 50 
8517 62 60 
8517 62 70 
8517 69 10 
8517 69 20 
8517 69 30 


( 3 ) 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 
All goods 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


130 8517 69 40 

All goods 
13P 8517 69 50 

All goods 
130 8517 69 60 

All goods 
13R 8517 69 70 

All goods 
13S 8517 70 10 

All goods” ; 
(i) serial number 40 and the entries relating thereto shall be omitted . 
2 . This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017 . 

[F . No. 354 /20 /2017 - TRU ] 


MOHIT TEWARI, Under Secy . 


Note : The principal notification No. 24 /2005 -Customs, dated the 1st March , 2005 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section - 3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 122 ( E ) , dated 
the 1st March , 2005 and last amended by notification No . 32 / 2016 -Customs, dated the 5th May, 2016 
vide number G . S . R . 487 ( E ), dated the 5th May , 2016 . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .06 .30 23 :55 :06 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


